रजिस्ट्री सं . डी . एल.- 33004/99 

- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


सं . 697 ] 
No. 697 ] 


yeyjar 

P 


है ; 


सत्यमेव जयते 

का 


1017 GI / 2023 


सी . जी . डी . एल . अ . - 16022023-243679 


CG - DL - E - 16022023-243679 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II— खण्ड 3 – उप खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3— Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. - 33004 / 99 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , फरवरी 16 , 2023 / माष 27 , 1944 

NEW DELHI , THURSDAY , FEBRUARY 16 , 2023 / MAGHA 27 , 1944 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 16 फरवरी , 2023 


का . आ . 727 ( अ ) . – केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 884 ( अ ) , तारीख 28 फरवरी 2022 , जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के विदिशा जिले में राष्ट्रीय 
राजमार्ग संख्या - 346 के कि.मी. 1.525 से कि . मी . 32.7 ( विदिशा - महलुआ खण्ड ) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण 
( चौडीकरण / पेव्ड शोल्डर सहित 2 - लेन / 4 - लेन का बनाने आदि ) , अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना 
से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख " 12 मार्च 2022 " 
को दैनिक समाचार पत्र " दैनिक भास्कर " और " फ्री प्रेस " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया 


( 1 ) 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


2 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 

- 

मध्य प्रदेश राज्य के विदिशा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 346 के कि.मी. 1.525 से कि.मी. 32.7 
( विदिशा - महलुआ खण्ड ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण | 
राज्य का नाम : मध्य प्रदेश 

जिले का नाम : विदिशा 

क्रमिक सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति भूमि का क्षेत्रफल भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 

संख्या 

( हेक्टेयर में ) 

5 


1 


2 


3 


4 


1 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


2 


544/3 


तालुक का नाम : विदिशा 

गांव का नाम : बमूरिया 


544/5 , 

544/1/1 , 

544/1/2 , 

544/1/3 


544/5 , 

544/1/1 , 

544/1/2 , 

544/1/3 


निजी 


निजी 


निजी 


3 


गांव का नाम : गुरारिया लश्करपुर 


100/3/1 Ka निजी 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


4 


0.938 


0.18 


0.181 


0.028 


6 


नदीम जावेद खान पुत्र हबीबुल्लाह पता 
| विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी , फैजान 

खान पुत्र हबीबुल्लाह पता विदिशा मध्य 
प्रदेश भूमि स्वामी हिस्सा 1/2 

0 


रघुवीर सिंह पुत्र भोलाराम उर्फ़ 

बटनलाल पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि 
स्वामी 

( 544/5/1/1 ) 


सरोज पुत्री भोलाराम उर्फ़ बटनलाल 
पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 
( 544/5/1/2 ) 


दीपक , चंद्रशेखर पुत्रगण रमेश कुमार 
भाग सामान पता विदिशा मध्य प्रदेश 

( 100/3/1 ) 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


LO 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


100/3/2 


100/3/2 


215 


215 


275/2 


275/3 


69 


71/1 


71/2 


71/5/2 


15 96/3/1/2 


16 96/3/1/3 


| निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


| सिंचित 


| सिंचित 


| सिंचित 


सिंचित 


| सिंचित 


सिंचित 


0.031 


0.05 


0.229 


0.228 


0.941 


0.115 


0.019 


0.304 


0.106 


0.178 


0.074 


0.267 


भगवती बाई बेवा हरिराम , सीताराम , 

दीपक , अनिकेत पुत्रगण हरिराम , वर्षा 

कुसुम पुत्रिया हरिराम ना . बा . सरपरस्त 
माँ स्वयं पता विदिशा मध्य प्रदेश 
( 100/3/2/5 ) 


श्रवण कुमार पुत्र मंगा पता विदिशा मध्य 
प्रदेश भूमि स्वामी 

( 100/3/2/6 ) 


ब्रिजेश कुमार पुत्र मखान लाल पता 
विदिशा मध्य प्रदेश 

( 215/1 ) 


महेन्द्र कुमार पुत्र माखन लाल पता 
विदिशा मध्य प्रदेश 

( 215/2 ) 


देवी पत्नी धर्मेन्द्र पता विदिशा 


पुष्प 

( म ० प्र ० ) 

| ( ) 


अमोल सिंह पुत्र जय सिंह पता विदिशा 

मध्य प्रदेश 

( 275/3 ) 


धन्नालाल पुत्र तेजा पता विदिशा मध्य 

प्रदेश 

( 69/3 ) 


3 


राधेश्याम पुत्र चिरौंजी लाल पता 
विदिशा मध्य प्रदेश 

| ( ) ) 

सरदार सिंह पुत्र कुंजीलाल पता विदिशा 
मध्य प्रदेश 

( 


रूपनारायण पुत्र नन्नूलाल पता विदिशा 
मध्य प्रदेश 

| ( ) 


लक्ष्मण सिंह पुत्र नवल सिंह पता विदिशा 
मध्य प्रदेश 

( ) 


संदीप पुत्र लक्ष्मण सिंह पता विदिशा 
मध्य प्रदेश 

| ( 


4 


17 


18 


19 


20 


21 


96/3/2 


96/3/3 


98/2 


39/1 


39/2 


22 39/3 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


निजी 


गांव का नाम : जाफरखेड़ी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


सिंचित 


| सिंचित 


सिंचित 


कुल 


0.348 


0.185 


0.249 


0.016 


0.007 


0.016 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

भारत सिंह पुत्र नवल सिंह पता विदिशा 


4.69 


म.प्र . 


| ( ) 


राकेश पुत्र भगवान सिंह पता विदिशा 
मध्य प्रदेश 

( 96/3/3/1 ) 


| दुर्गा प्रसाद पुत्र श्रीराम पता विदिशा 
मध्य प्रदेश 

( 98/2/2 ) 


तुलसीबाई बेवा नारायणसिंह अशोक 
अमर सिंह मोहन सिंह पुत्रगण नारायण 
सिंह हि . 4/5 अनीता बाई बेवा महेश 
मयंक नाबालिग पुत्र महेश चेतना 
शिवानी नाबालिंग पुत्रिया महेश 
सरपरस्त मां स्वम हिस्सा 1/5 जाति 
लोधी नि . ग्राम 

( 

| हिम्मत सिंह पुत्र उमेद सिंह जाति लोधी 

( ) 


सोदान सिंह देवी सिंह नोनीत सिंह पुत्र 
राम किशन नर्वदी बाई पुत्र रामकिशन 
भाग 4/6 समान भाग शिला बाई बेवा 
राजाराम कृष्णा बाई ममता बाई पुत्र 
राजाराम हिसा 1/6 समान जाति लोधी 
| ( ) 


[ फा . सं . NHAI / VMT / 41010 / 02 / 2021 / LA - 3a / 3D ] 

राजेश गुप्ता , निदेशक 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 16th February , 2023 


S.O. 727 ( E ) . Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways , number S.O. 884 ( E ) , dated 28 February , 2022 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , 
Section 3 , Sub - section ( ii ) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National Highway Act , 1956 ( 48 of 1956 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ) , the Central Government declared its intension to acquire the land specified in 
the Schedule annexed to the said notification for building ( widening / 2 - lane with paved shoulder / 4 - laning , etc. ) , 
maintenance , management and operation of National Highway No. 346 on the stretch of land from 
Km . 1.525 to Km . 32.700 ( Vidisha - Mehlua section ) in the district of VIDISHA in the state of MADHYA PRADESH . 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 

And whereas the substance of the said notification has been published in News Paper " Dainik Bhaskar " and 
" Free Press " both dated 12th March , 2022 ; under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
Competent Authority ; 


And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the competent authority has 
submitted its report to the Central Government ; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 


State : MADHYA PRADESH 

Sr. 

No. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


SCHEDULE 

Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the stretch of land from 
Km . 1.525 to Km . 32.700 ( Vidisha - Mehlua section ) of National Highway No. 346 in the district of VIDISHA in the 
State of MADHYA PRADESH . 


1 


Survey 
Number 


544/3 


2 


Taluk : Vidisha 

Village : Bamuriya 


544/5 , 544/1/1 , 

544/1/2 , 

544/1/3 


100/3/1 Ka 


100/3/2 


Type of Land 


100/3/2 


215 


544/5 , 544/1/1 , 

544/1/2 , 

544/1/3 

Village : Gurariya Lashkarpur 


Private 


Private 


Private 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Private 


Private 


Private 


3 


Private 


District : VIDISHA 

Nature of 
Land 


4 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Area in 
Hectare 


0.938 


0.18 


0.181 


0.028 


0.031 


5 


0.05 


0.229 


5 


Name of the Land Owner / Interested 
Person 

Part Survey No. 

6 


Nadeem Khan S / o Habibullah Address 
Vidisha MP Landowner , Faijan Khan 
S / o Habibullah Address Vidisha MP 
Landowner Hissa 1/2 


Raghuveer Singh S / o Bholaram Urf 
Batanlal Address Vidisha MP 
Landowner 

544/5/1/1 


Saroj D / o Bholaram Urf Batanlal 
Address Vidisha MP Landowner 
544/5/1/2 


Deepak , Chandrshekhar s / o Ramesh 
Kumar Bhag Saman add Vidisha M.P. 
100/3/1 


Bhagwati Bai bewa Hriram , Seetaram , 
Deepak , Aniket S / o Hariram Varsha , 
Kushum D / o Hariram nabalik ptriya 
Hariram sarparast Maa svyam 
100/3/2/5 


Shravan Kumar S / o Manga 
100/3/2/6 


Brijesh Kumar S / o Makhan Lal address 
Vidisha M.P. 

215/1 


6 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


15 


16 


17 


18 


19 


14 71/5/2 


20 


21 


215 


22 


275/2 


275/3 


69 


71/1 


71/2 


96/3/1/2 


96/3/1/3 


96/3/2 


96/3/3 


98/2 


39/1 


39/2 


39/3 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Village : Jafarkhedi 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


TOTAL 


0.228 


0.941 


0.115 


0.019 


0.304 


0.106 


0.178 


0.074 


0.267 


0.348 


0.185 


0.249 


0.016 


0.007 


0.016 


4.69 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 


Mahendra Kumar S / o Makhan Lal 
address Vidisha M.P. 

215/2 


Pushpa devi W / o Dharmendra Address 
Vidisha ( M.P. ) 


Amol Singh S / o Jay Singh address 
Vidisha 

275/3 


Dhannalal S / o Teja address Vidisha 
M.P. 

69/3 


Radheshyam S / o Chironji Lal address 
Vidisha M.P. 


Sardar Singh S / o Kunjilal address 
Vidisha M.P. 


Roopnarayan S / o Nannulal address 
Vidisha M.P. 


Laxman Singh S / o Naval Singh address 
Vidisha M.P. 


Sandeep S / o Laxman Singh address 
Vidisha M.P. 


Bharat singh S / o Naval Singh adress 
Vidisha M.P. 


Rakesh S / o Bhagwan Singh address 
Vidisha M.P. 

96/3/3/1 


Durga Prasad S / o Shreeram address 
Vidisha M.P. 

98/2/2 


Tulsibai Bewa Narayan Singh Ashok 
Amar Singh Mohan Singh S / o Narayan 
Singh Hi . 4/5 Anita Bai Bewa Mahesh 
Mayank minor son Mahesh Chetna 
Shivani minor D / o Mahesh Sarparast 
mother self share 1/5 Caste Lodhi Ni . 
Gram 


Himmat Singh S / o Umed Singh caste 
Lodhi 


Sodan Singh Devi Singh Nonit Singh 
S / o Ramkisan Narwadi Bai D / o 
Ramkisan hissa 4/6 saman bhag Shila 
Bai bewa Rajaram Krishna Bai Mamta 
Bai D / o Rajaram hissa 1/6 saman Caste 
Lodhi 


[ F. No. NHAI / VMT / 41010 / 02 / 2021 / LA - 3a / 3D ] 
RAJESH GUPTA , Director 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . SARVESH KUMAR SHA 

KUMARSRIVASTAVA 
Dale 2023.02.16 23:06:18 

SRIVASTAVA 

+05 : 30 


